निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 291 ) 


30 माघ 1936 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 19 फरवरी 2015 


- - - 


सं0 ICDS / 10010 / 27 - 2012( Part-I) — 40 

समाज कल्याण विभाग 
( आई. सी . डी .एस. निदेशालय) 

- - - 

संकल्प 

6 जनवरी 2015 
विषय : – समेकित बाल विकास सेवा ( आई. सी. डी . एस.) योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य 

सोसायटी के माध्यम से करने हेतु "बिहार समेकित बाल विकास सेवा सोसायटी " ( Bihar 
Integrated Child Development Services Society ) को गठित करने की 
स्वीकृति । 

समेकित बाल विकास सेवा ( आई. सी . डी. एस.) योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इसके संचालन पर होने 
वाले व्यय का वहन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक रूप से किया जाता है । सम्प्रति राज्य में राज्य 
स्तर पर आई. सी . डी . एस. निदेशालय , जिला स्तर पर 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं प्रखण्ड स्तर पर 544 समेकित बाल 
विकास परियोजनाएं संचालित है । 544 समेकित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत 91677 ऑगनवाड़ी केन्द्र 
( अतिरिक्त / मिनी सहित ) स्वीकृत है । राज्य के 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण को दूर करने और उनके 
सर्वागीण विकास के लिए इस परियोजना को निर्वाध और प्रभावकारी ढंग से चलाया जाना आवश्यक है । समेकित बाल 
विकास योजना की महत्ता, आच्छादन और प्रदान की जाने वाली सेवाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और बच्चों, 
महिलाओं तथा किशोरियों के लिए कई योजनाएँ ऑगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से चलायी जा रही है । गर्भवती तथा धात 
महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं के लिए इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना और सबला कार्यक्रम का आरंभ क्रमशः 
राज्य के दो और बारह जिलों में किया गया है । आई. सी . डी. एस . की सुविधाओं को बेहतर बनाने और इसे सभी 
जरूरतमंदों तक पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार राज्य में राज्य सरकार द्वारा लगभग 41, 000 अतिरिक्त ऑगनवाड़ी केन्द्र 
खोलने का प्रस्ताव भी है । इस आलोक में यह आवश्यक है कि आई. सी . डी . एस. को सांस्थनिक और प्रशासनिक रूप से 
और सुदृढ़ और कार्यकुशल किया जाये जिससे कि उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति बेहतर ढंग से हो सके । 

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - 2013 के द्वारा सर्वव्यापीकरण के तहत् इस योजना को समुचित एवं 
बेहतर ढंग के साथ "मिशन मोड " में संचालित किया जाना है । भारत सरकार के पत्र सं - 1 - 8 / 2012 - CD - I 
दिनांक 22. 10.2012 के द्वारा समेकित बाल विकास योजना के सुदृढ़ीकरण एवं पुर्नगठन के निर्णय के आलोक में राज्य 
स्तर पर "बिहार समेकित बाल विकास सेवा सोसायटी " ( Bihar Integrated Child Development 
Services Society ) के गठन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी जाती है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 19 फरवरी 2015 
3. सोसायटी के गठन और मिशन मोड में आई. सी . डी . एस . के संचालन से न केवल विभिन्न योजनाओं का 
कार्यान्वयन , अनुश्रवण और पर्यवेक्षण बेहतर ढंग से हो पायेगा, बल्कि आई. सी . डी . एस . को प्रशासनिक एवं सांस्थनिक 
सुदृढ़ता भी मिलेगी । वर्तमान व्यवस्था में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को राशि 
कोषागार के माध्यम से आवंटित की जाती है एवं इसकी निकासी कोषागार से की जाती है । सोसायटी के गठन के 
पश्चात् इसके माध्यम से समेकित बाल विकास सेवा योजना का कार्यान्वयन होने पर भारत सरकार से प्राप्त होने वाली 
निधि का संचालन सोसायटी के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों को किया जायेगा । 

4. बिहार समेकित बाल विकास सेवा सोसायटी एक स्वतंत्र एवं स्वायत्तशासी अलाभकारी निकाय के रूप में 
( समेकित बाल विकास सेवाएँ ) बाल विकास के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करेगा । बिहार समेकित बाल 
विकास सेवा सोसायटी का ज्ञापन पत्र एवं नियमावली तैयार की गई है (हिन्दी प्रारूप संलग्न ) । संस्था के ज्ञापन के 
तहत सोसायटी के उदेश्य एवं कार्य को व्याख्यापित किया गया है । नियमावली के तहत सोसायटी के अधिकार एवं 
कर्तव्य , शासी निकाय के गठन , उसकी कार्यवाहियाँ एवं शक्तियाँ, उसके अध्यक्ष के कार्य एवं शक्तियाँ निरूपित किये 
गये हैं । इसके अलावे उप समिति का गठन करना है एवं आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय कार्यालयों का गठन किया जायेगा । 
क्षेत्रीय कार्यालय समिति राज्य समिति के मार्गनिर्देश के तहत कार्य करेगें । सोसायटी के कार्यों को लागू करने तथा 
विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने के लिए इसके नियमावली में 27 कंडिकाएँ निरूपित की गई है । सोसायटी का 
निबंधन अधिनियम 1860 के अधीन इसका निबंधन कराया जायेगा । 

5. समेकित बाल विकास सेवा सोसाइटी के गठन ( ज्ञापन पत्र एवं नियमावली सहित ) के प्रस्ताव को दिनांक 
02. 12.2014 की मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है । ( संचिका संख्या - आई. सी . डी . एस / 10010 / 27 
2012 - Part -I की टिप्पणी पृष्ठ संख्या - 30 / टिO ) 
6. संबंधित विभागों / पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अमर नाथ मिश्र , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 291-571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette. bih . nic . in 


